निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 64 ) 


5 फाल्गुन 1933 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 24 फरवरी 2012 


उद्योग विभाग 


- - - 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2012 
सं0 3 / उ०स्था०(विविध) 20 / 09 - 463 — श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, 
वरीयता क्रमांक - 1 वेतनमान 5000 - 8000 ( अपुनरीक्षित ) को अग्र परियोजना पदाधिकारी ( तसर) / परियोजना 
पदाधिकारी (मलवरी) एवं समकक्ष राजपत्रित वर्ग - 2 (कनीय) के पद पर वेतनमान 5500 - 9000 ( अपुनरीक्षित ) नये 
वेतनमान में बैंड- 2 ग्रेड पे० - 4200 में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 29 - 07 - 2011 से 
वैचारिक ( Notional) एवं प्रभार ग्रहण करने की तिथि से वित्तीय लाभ के साथ प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 64 -571 + 10-डी0टी0पी0 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


